TO 
सत्यमेव जयते 


GOVT 
. 


RYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 11-2019 ] CHANDIGARH , TUESDAY , MARCH 12 , 2019 ( PHALGUNA 21, 1940 SAKA ) 


PART - I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 
लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़कें शाखा) 

अधिसूचना 

दिनांक 28 फरवरी , 2019 
क्रमांक 9 / 541 / 2018-3बी ० एण्डआर०.- (वर्क्स) हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि हरियाणा राज्य मे पड़ने 
वाले अम्बाला जिले की सडक शाहबाद - बराड़ा - दोसड़का ( रोड़ जंक्शन), राज्य राजमार्ग 04 दोसड़का चौंक से शाहबाद के 
कि.मी. 33.00 से 59.00 तक जोकि नीचे दी गई तालिका मे वर्णित है का नाम बदलकर लोहगढ़ मार्ग रखा जाए । 

निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , अम्बाला जिले की सडक शाहबाद - बराड़ा - दोसड़का 
( रोड़ जंक्शन), राज्य राजमार्ग 04 दोसड़का चौंक से शाहबाद के कि.मी. 33.00 से 59.00 तक के भाग का नाम बदलकर 
लोहगढ़ मार्ग घोषित करते हैं । 

हरियाणा, लोक निर्माण विभाग नियमावली के खण्ड 28.9.1 के अंतर्गत नाम बदला जाता है । सड़क का ब्यौरा नीचे दी 
गई तालिका में वर्णित है : 

तालिका 


सड़क का नाम 


सड़क की श्रेणी 


सड़क की दूरी 


कहाँ से 


कहाँ तक 


लम्बाई 
(कि 0 मी 0 मे ) 


शाहबाद - बराड़ा - दोसड़का 

सड़क 


राज्य राजमार्ग (64 ) 


26.00 


दोसड़का 
सड़क दूरी 33.00 


शाहबाद 
सड़क दूरी 59.00 


आलोक निगम , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार , 
लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़कें शाखा) । 


( 281 ) 


282 


HARYANA GOVT. GAZ . MAR . 12 , 2019 (PHGN . 21 , 1940 SAKA) 


[PART I 


HARYANA GOVERNMENT 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDINGS AND ROADS BRANCH ) 


Notification 


The 28th February , 2019 
No. 9 /541/ 2018- 3B & R ( W ) .- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that road stretch 
Shahbad - Barara -Dosarka (Road Junction ) as mentioned in table below and falling in the State of Haryana is to be 
renamed as “ Lohgarh Marg ” . 

In exercise of the power vested , Governor of Haryana is pleased to declare this stretch of road is District 
Ambala as “ Lohgarh Marg ” . 

The renaming is made under the provision of Clause 28.9.1 of Haryana PWD Code. Detail of road is 
mentioned in table below : 


Table 


Name of Road 


of 


Category 
Road 


Stretch of road 

To 


From 


Length 
( In Km . ) 

26.00 


Shahbad -Barara - Dosarka 


SH - 04 


Dosarka 
RD 33.00 


Shahbad 
RD 59.00 


ALOK NIGAM , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 
(Buildings and Roads Branch ) Public Works Department. 


56916 C.S.-H.G.P., Chd. 


